रजिस्ट्री सं० डीएल - 33004/ 97 


. . 


. 


REGD . NO . D . L.- 33004/ 97 


भारतको राजपत्र 


मापा जयते 


The Gazette of India . 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


. . . . 


भाग - खण्ड 3 -- उप - खंड ( 1 ) 
PART II _ Section 3 - Sub -section (ii) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं6.154 


सं० 154 ] 
No. 154 ] 


NEWrit दिल्ली, 


नई दिल्ली , मंगलवार, मार्च 11, 1997 / फाल्गुन 20 , 1918 
NEW DELHI,TUESDAY , MARCH 11 , 1997 /PHALGUNA 20 , 1918 


- 


- 


- 


- - 


F 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 

अधिसूचना 
मई दिल्ली, 11 मार्च, 1997 


का आ० 184 ( अ ). - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , आय - कर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 295 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाता है : 

( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय- कर ( तीसरा संशोधन ) नियम, 1997 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 
आय - कर नियम, 1962 में , - 
( i) नियम 114 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

" 11घष 
( 1 ) धारा 80 घघख के प्रयोजनों के लिए, विनिर्दिष्ट रोग और व्याधियां निम्न प्रकार होंगी : 
(i ) न्यूरोलाजी रोग 

( क ) डिमेन्सिया 
( ख ) डिस्टोनिया मसकूलोरम डिफोरमेन्स 
( ग ) मोटर न्यूरोन रोग 
( घ ) अटैक्सिआ 


613GI/ 97 


(1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3( ii )] 


( ङ) कोरिआ 
( च ) हेमिबेलिसमस 


( छ ) अफासिआ 


( ज ) पार्किन्सन्स रोग 


स्पष्टीकरण : - इस नियम के प्रयोजनों के लिए ऊपर उल्लिखित रोगों को चिरकालिक और दीर्घकालिक माना जाएगा यदि नि : शक्तता 40 
प्रतिशत या उससे अधिक प्रमाणित की गई है । 


( ii ) कैंसर 


( iii ) फुल ब्लोन एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएन्सी सिन्ड्रोम ( एड्स ) 


( iv ) चिरकालिक वृक्कपात 
( v ) हीमोफिलिआ 

( vi ) थालेस्सेमिआ 
( 2 ) धारा 80 षषख के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी भारतीय चिकित्सा संगम के पास रजिस्ट्रीकृत कोई ऐसा डाक्टर होगा जिसके 

पास स्नातकोत्तर अहंताएं हों । 


( 3 ) प्रमाणपत्र, विहित प्राधिकारी से प्ररूप 10 - क्ष में लिया जाएगा । " 


[ फा० सं० 142/ 36/ 96 - टी पी एल/ संख्या - 10284 ] 


जय राज काजला, अवर सचिव 


प्ररूपसं० 10 - झ 
(नियम 11षध देखिए) 


1. रोगी का नाम 


2. पसा 


3. रोग व्याधि का नाम और व्यौरे 

[ कृपया नियम 11षध देखिए ] 
4. उपचार के प्रारम्भ की तारीख 


5 . विहित प्राधिकारी का नाम , पता 

और रजिस्ट्रेशन सं० 

[ नियम 11बष( 2 ) देखिए ] 
सत्यापन 


मैं प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम आनकारी के अनुसार सही है और रोगी ऊपर उल्लिखित और आय - कर नियम , 1962 
के नियम 11षष के साथ पठित आय- कर अधिनियम, 1961 की धारा 80पघख में यथा परिभाषित चिरकालिक और दीर्धकालिक रोग से ग्रस्त है । 


हस्ताक्षर 


( नाम और पता ) 


[ UM II - Tug 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue ) 


CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 11th March , 1997 


S . O . 184 ( E ).- In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 
of 1961), the Central Board of Direct Taxes , hereby makes the following rule : 


1. (1) These rulesmay be called the Income-tax ( Third Amendment) Rules, 1997 . 

(2) They shall come into force from the date of its publication in the OfficialGazette . 


2. In the Income-tax Rules , 1962 , 
(1) after the rule 1 ID , the following rule shall be inserted , namely : 


“ 11DD . 


( 1) For the purposes of section 80 DDB, the specified diseases and ailments shall be as under : 

(1) Neurological Diseases 


(a ) Dementia 


mans 


(b ) Dystonia Musculorum Deformans 
(c) Motor Neuron Disoase 


( d ) Ataxia 


( e) Chorea 
(f) Hemiballismus 


(g ) Aphasia 
(h ) Parkinsons Disease 
Explanation : - -For the purposes of this rule the above mentioned diseases shall be treated as chronic and 
protracted , if the disability has been certified to be 40 % and above. 


( ü ) Cancer 


(iii ) Full Blown Acquired Immuno -Deficiency Syndrome (AIDS ) 


(iv) Chronic Renal Failure 


(v ) Hemophilia 


(vi) Thalassacmia 
(2 ) For the purposes of section 80 DDB , the prescribed authority shall be any doctor registered with the Indian 

Medical Association with post- graduate qualifications. 


(3 ) Thc certificate shall be from the Prescribed Authority in Form 10 -1." 


F . No. 142 /36 / 96 - TPL /No. 102841 


JAI RAJ KAJLA , Under Secy . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3(ú )] 


FORM NO . 10 - 1 


(See Rulc 11DD ) 


1. Name of the Patient 


2 . 


Address 


3 . Name and details of disease ailment 


(Please see Rule 11DD ) 


4 . 


The date of commencement of treatment 


: 


5 . Name, address, registration No. of the 


Prescribed Authority ( See Rule 11DD (2 ) ). ; 


Verification 


I certify that the information furnished above is true to the best of my knowledge and the patient is suffering from 
above mentioned chronic and protracted disease asdefined in section 80DDB of Income Tax Act, 1961 read with rule 11DD of 
Income-tax Rules , 1962 . 


Signature 


(Name and Address) 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, Now Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 - 1997 


